रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004 /99 


REGD . NO . D . L. - 33004/ 99 


LOK 


SANS 


KaraKRE 


. . . . TATFTERaierre 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अगस्त 31 , 2017 / भाद्र 9 , 1939 
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 31 , 2017 /BHADRA 9 , 1939 


सं. 232 ] 
No. 232 ] 


इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 14 अगस्त , 2017 
विषय : दुकानदारों के लिए भीम कैशबैक योजना का विस्तार और संशोधन । 

सं. 12/13/ 2017 - डीपीडी . - जबकि , केंद्र सरकार ने भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग -I खण्ड -I में 
प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , भारत सरकार की दिनांक 5 जून , 2017 की 
अधिसूचना संख्या 12( 84 )/ 2017 -डीपीडी के जरिए दुकानदारों के बीच इसके इस्तेमाल को अपनाने के लिए 
प्रोत्साहन देकर भीम के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के साथ - साथ भीम के माध्यम से लेनदेनों के लिए प्रोत्साहित करने 
हेतु भीम ( भारत इंटरफेस फॉर मनी ) कैशबैक नामक एक योजना अधिसूचित की थी । 

और जबकि , केंद्र सरकार ने योजना की समीक्षा की है । 

अब केंद्र सरकार एतदद्वारा दुकानदारों के लिए भीम ( भारत इंटरफेस फॉर मनी ) कैशबैक योजना 
विषय के अंतर्गत भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग-I खण्ड - I में प्रकाशित भारत सरकार , इलेक्ट्रॉनिकी 

और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 5 जून , 2017 की अधिसूचना संख्या 12( 84 )/ 2017- डीपीडी में 
निम्नलिखित संशोधन करती है : 
1 . पैराग्राफ 2 और 3 में किए गए प्रावधानों के लिए : उपर्युक्त पैराग्राफों को निम्नलिखित प्रावधानों 

के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है: 
पैराग्राफ 2 . 1 – दुकानदारों के लिए भीम कैशबैक नामक योजना तत्काल प्रभाव से 31 मार्च , 
2018 तक चालू रहेगी । 


5421 GI / 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


पैराग्राफ 2 . 3 - 


क्रेडिट लेनदेनों की संख्या (प्रतिमाह ) 


दुकानदारों को कैशबैक ( माह के अंत में ) 


लेनदेनों की संख्या 


20 - 50 


50 रुपए 


> 50 


950 रुपए तक 2 रुपए प्रति लेनदेन 


कुल कैशबैक / दुकानदार / माह 


1000 रुपए 


शर्त 


न्यूनतम 20 क्रेडिट लेनदेन ( कम से कम 20 
लेनदेन विशिष्ट हों ) प्रत्येक लेनदेन का न्यूनतम 
मूल्य 25 रुपए । 


पैराग्राफ 3. 1 कैशबैक के लिए अर्हता हेतु दुकानदारों के परिभाषित लेनदेन मानदंड निम्नानुसार हैं : 
क . भीम प्रयोक्ताओं सहित वैध यूपीआई विशिष्ट ग्राहकों से न्यूनतम 20 करेडिट वित्तीय 

लेनदेन । 

ख . सभी उपर्युक्त लेनदेनों के लिए न्यूनतम लेनदेन मूल्य 25 रुपए होना चाहिए । 
2. अन्य निबंधन और शर्ते यथावत रहेंगी । 

संजय कुमार राकेश , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 14th August , 2017 
Subject: Extension and modification in the BHIM Cashback Scheme for Merchants. 

No. 12 / 13 / 2017 -DPD . — WHEREAS, the Central Government vide notification of Government 
of India , Ministry of Electronics & Information Technology No. 12 (84 ) /2017 -DPD dated 5th June 2017 , 
published in the Gazette of India , Extraordinary , Part- 1 Section - 1, notified a Scheme namely ‘BHIM 
( Bharat Interface for Money ) cashback scheme for Merchants to promote usage of BHIM amongst 
merchants by incentivizing its adoptions and also to encourage transactions via BHIM mode . 

AND WHEREAS , the Central Government has reviewed the Scheme. 

NOW , the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of 
Government of India , Ministry of Electronics & Information Technology No. 12 ( 84 )/ 2017 -DPD dated 5th 
June 2017 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part- 1 Section - 1 under the subject ‘BHIM 
(Bharat Interface for Money) Cash Back scheme for Merchants : 

1 . For provisions in paragraph 2 & 3 , the following provisions in the said paragraphs are 

substituted , namely : 
Paragraph 2 .1 - The BHIM cash back scheme for Merchants will be operational till 31st March 
2018 with immediate effect. 


[ भाग I - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Paragraph 2 .3 


No. of Credit transactions (per month ) 


Cashback to the merchant 
(at the end of the month ) 


___ Rs. 50 


No. of Transactions 

20 -50 

> 50 
Total cashback /merchant/month 
Condition 


Rs. 2 per transaction up to Rs. 950 

Rs. 1000 
Min 20 number of credit transaction (at least 20 
transactions from Unique ). Min transaction value Rs. 25 
each. 


Paragraph no . 3 . 1 
Defined Transaction Criteria for Merchants to qualify for cashback are : 
a . Min of 20 credit financial transactions from valid UPI unique customers including that of BHIM 

users. 
b . The minimum transaction value for all above transactions should be Rs. 25 . 
2. Other terms and conditions would remain unchanged . 

SANJAY KUMAR RAKESH, Jt . Secy . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 14 अगस्त , 2017 
विषय : व्यक्तियों के लिए भीम ( भारत इंटरफेस फॉर मनी) रेफरल बोनस योजना का विस्तार और संशोधन । 

सं . 12 / 13 / 2017 - डीपीडी. — जबकि , केंद्र सरकार ने अपनी दिनांक 5 जून , 2017 की अधिसूचना 
संख्या 12( 84)/ 2017- डीपीडी के जरिए भीम प्लेटफॉर्म पर नए उपयोगकर्ताओं को लाने के लिए भीम के किसी 
मौजूदा उपयोगकर्ता को प्रोत्साहित करने और नए उपयोगकर्ताओं को अन्य उपयोगकर्ता के साथ भीम का उपयोग 
करके लेनदेन करने या भीम पर नए उपयोगकर्ताओं को लेनदेन करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ - साथ लेनदेनों 
की संख्या बढ़ाने हेतु व्यक्तियों के लिए भीम ( भारत इंटरफेस फॉर मनी ) रेफ़रल बोनस नामक एक योजना 
अधिसूचित की थी । 

और जबकि , केंद्र सरकार ने योजना की समीक्षा की है । 

अब केंद्र सरकार एतदद्वारा व्यक्तियों के लिए भीम ( भारत इंटरफेस फॉर मनी ) रेफ़रल बोनस 
नामक योजना विषय के अंतर्गत भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग - I खण्ड -I में प्रकाशित भारत सरकार , 
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 5 जून , 2017 की अधिसूचना संख्या 12( 84)/ 2017 
डीपीडी में निम्नलिखित संशोधन करती है : 

पैराग्राफ 2 में किए गए प्रावधानों के लिए : उपर्युक्त पैराग्राफों को निम्नलिखित प्रावधानों के द्वारा 
प्रतिस्थापित किया जाता है : 
1 . 1 पैराग्राफ 2. 1 - व्यक्तियों के लिए भीम रेफ़रल बोनस नामक योजना तत्काल प्रभाव से 31 

मार्च, 2018 तक चालू रहेगी । 

पैराग्राफ 2. 3 – किसी भी नए व्यक्ति , जो कम से कम 50 रुपए के एकीकृत मूल्य के पहले 
तीन विशिष्ट लेनदेन करता है, को किसी रेफरर के बिना भी बोनस का भुगतान किया 
जाएगा । 


1 . 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


1. 3 JT014 2 .4 – 
रेफरल बोनस कैशबैक की राशि 


प्रति भीम प्रयोक्ता कुल राशि ( रुपए में ) 


नया भीम प्रयोक्ता (रेफरी ) ( प्रति व्यक्ति ) 


25 


रेफरर ( प्रति व्यक्ति ) 


25 


कुल रेफरल बोनस की राशि 


50 


2 . 3 


Ada shtT or Teman Tai 


संजय कुमार राकेश , संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 14th August , 2017 
Subject: Extension and modification in the BHIM ( Bharat Interface for Money ) Referral 

Bonus Scheme for Individuals 

No . 12 / 13 / 2017 - DPD . — WHERASthe Central Government vide notification of Government of 
India , Ministry of Electronics & Information Technology No. 12 (84 )/2017 -DPD dated 5th June 2017 has 
notified a Scheme namely ‘BHIM (Bharat Interface for Money ) Referral Bonus Scheme for Individuals to 
promote digital transactions by incentivizing an existing user of BHIM to bring new users on the BHIM 
platform and encourage the new user to do transaction using BHIM with the target to increase the number of 
users for BHIM and also increase in the transaction thereof. 

AND WHEREAS , the CentralGovernment has reviewed the Scheme. 

NOW , the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of 
Government of India , Ministry of Electronics & Information Technology No. 12 (84 )/2017 -DPD dated 5th 
June 2017 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-1 Section - 1 under the subject “ BHIM 
(Bharat Interface for Money ) Referral Bonus Scheme for Individuals namely : 
1. For the provisions in paragraph 2 , the following provisions in the said paragraphs are substituted , 

namely : 
1. 1 Paragraph 2 . 1 - The BHIM Referral Bonus Scheme for Individuals will be operational till 31st March 

2018 with immediate effect. 
1.2 Paragraph 2 .3 - The bonus will be paid to any new individual doing first 3 unique transactions of 

aggregated value of atleast Rs 50 even without any referrer also . 
1. 3 Paragraph 2 .4 - 


Referral Bonus Cashback amount 


Total Amount ( in Rs.) per BHIM user 


New BHIM user (Referee ) (per person ) 


25 


Referrer ( per person ) 


25 
50 


Total referral bonus amount 


2 . 


Other terms and conditions would remain unchanged . 


SANJAY KUMAR RAKESH , Jt . Secy . 


[ भाग I - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 14 अगस्त , 2017 
विषय : भीम ( भारत इंटरफेस फॉर मनी ) आधार दुकानदार प्रोत्साहन योजना का विस्तार । 

सं . 12/ 13/ 2017 - डीपीडी. — जबकि , केंद्र सरकार ने भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग -I खण्ड -I में 
प्रकाशित दिनांक 23 जून , 2017 की अधिसूचना संख्या 12( 84 )/ 2017- डीपीडी के जरिए दुकानदारों द्वारा भीम 
आधार को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और नागरिकों द्वारा डिजिटल लेनदेन में सहूलियत तथा भीम का 
इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों की संख्या बढ़ाने और भीम आधार के इस्तेमाल के जरिए दुकानदारों 
द्वारा भुगतान लेनेदन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भीम ( भारत इंटरफेस फॉर मनी ) आधार दुकानदार 
प्रोत्साहन नामक एक योजना अधिसूचित की थी । 


और जबकि , केंद्र सरकार ने योजना की समीक्षा की है । 

अब केंद्र सरकार एतदद्वारा योजना के प्रचालन की अवधि में विस्तार करने के लिए निम्नलिखित 
संशोधन करती है : 

पैराग्राफ 2. 1 में किए गए प्रावधानों के लिए : उपर्युक्त पैराग्राफों के प्रावधान को निम्नलिखित 
प्रावधान के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है: 

2. 1 पैराग्राफ 2. 1 -भीम ( भारत इंटरफेस फॉर मनी ) आधार दुकानदार प्रोत्साहन योजना तत्काल 
प्रभाव से 31 मार्च, 2018 तक चालू रहेगी । 


संजय कुमार राकेश, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 14th August , 2017 
Subject: Extension of BHIM (Bharat Interface for Money ) Aadhaar Merchant incentive Scheme 

No. 12 / 13 /2017 -DPD . — WHEREAS, the Central Government vide notification No . 
12 (84) /2017 -DPD , dated 23rd June 2017, published in the Gazette of India , Extraordinary , Part- 1 Section - 1 , 
has notified a Scheme namely ‘BHIM ( Bharat Interface for Money ) Aadhaar Merchant incentive , with the 
aim to incentivise adoption of BHIM Aadhaar by merchants and ease of digital transactions by citizens by 
increasing the number ofmerchants and merchant payment transitions by using BHIM Aadhaar . 

AND WHEREAS , the Central Government has reviewed the Scheme. 

NOW , the Central Government hereby makes the following extension in the operation of the 
Scheme by making following amendment. 

For the provisions in the paragraph 2. 1, the following provision is substituted , namely : 
2. 1 Paragraph 2.1 - The BHIM Aadhaar Merchant incentive will be operational till 31st March 
2018 with immediate effect. 

SANJAY KUMAR RAKESH, Jt. Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

ALOK 
KUMAR 


Digitally signed by 
ALOK KUMAR 
Date: 2017 .09.04 
16: 14: 48 + 05 30 


